Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 225—2022/Ext.] . CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022 (PAUSA 2, 944 SAKA) 


HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT 
Notification 
The 23rd December, 2022 


No. 37-HLA of 2022/97/2392l.— The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) 
Amendment Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 28 of 
the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:- 


Bill No. 37-HLA of 2022 


THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) AMENDMENT 
BILL, 2022 
A 
BILL 
further to amend the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 20/4. 


Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the 
Republic of India as follows:- 


l. (l) This Act may be called the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment 
Act, 2022. 


(2) — It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th October, 2022. 


2. In section 6 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 20l4,— 


(i) for the existing provisos to sub-section (8), the following provisos shall be 
substituted, namely:- 

“Provided that all the forty-one members so nominated by the Government 
shall elect their President, Senior Vice President, Junior Vice President, General 
Secretary, Joint Secretary and six members, who shall be the members of the 
Executive Board of the Committee in its first meeting to be convened and presided 
over by the officer appointed by the Government. The Adhoc Committee and the 
Executive Board shall cease to exist after the formation of a new Committee: 

Provided further that if elections under section |l are not held within the 
period of eighteen months, a new Adhoc Committee shall be nominated by the 
Government for a further period of eighteen months or till the elections are held, 
whichever is earlier: 


(9375) 


Short title and 
commencement. 


Amendment of 
section l6 of 
Haryana Act 22 of 
204. 


9376 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 23, 2022 (PAUS. 2, 944 SAKA) 


Provided further that after the new elected Haryana Gurdwara Management 
Committee takes over the charge, the Adhoc Committee shall hand over the charge 
to the newly elected Committee.” 


(ii) after sub-section (8), the following sub-section shall be added, namely:- 


“(9) The Government may nominate one of the members of the Committee or the 
Adhoc Committee, as the case may be, as Patron, who shall be a member of the elected 
Executive Board. While making such nomination, the Government may, if deemed 
necessary, consult the President or Executive Board of the Committee or the President or 
Executive Board of the Adhoc Committee, as the case may be.”. 


Repeal and 3 (l) The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2022 
paving: (Haryana Ordinance No. 2 of 2022), is hereby repealed 
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said 
Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 23, 2022 (PAUS. 2, 944 SAKA) 9377 


STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 
The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 204 (hereinafter referred as Act for brevity) was 
challenged in Hon’ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 735 of 204 titled as ‘Harbhajan Singh V/s 
Union of India and Ors and vide order dated 07.08.204 status quo was directed with regard to subject Gurdwaras. In 
the light of said directions, the Adhoc Committee continued beyond the period of its limitation of 8 months as 
provided under sub-section (8) of Section l6 of the said Act. The said Writ Petition was finally dismissed vide order 
dated 20.09.2022. There is a provision under sub-section (8) of Section l6 of the said Act that:- 


“Provided further that all the forty one members so nominated by the Government shall elect 
their President, Senior Vice President, Junior Vice President, General Secretary, Joint Secretary and six 
members, who shall be the members of the Executive Board of the Committee in its first meeting to be 
convened and presided over by the officer appointed by the Government. The adhoc committee and the 
Executive Board shall cease to exist after the formation of a new Executive Committee. 


Provided further that after the new elected Haryana Gurdwara Management Committee takes 
over the charge, the adhoc committee shall hand over the charge to the newly elected committee.” 


Now, there is no provision in the ibid Act for taking recourse, where the elections are not held and the new 
Committee is not constituted within period of |8 months as provided under sub-section (8) of section 6 of the Act. 
A provision for nomination of Patron by the Government is also not there for effective implementation of the 
provisions of the ibid Act. 


Accordingly, this proposal has been moved to carry out the amendments in section 6 (8) as mentioned above 
in the following manner by substituting provisos in Section /6 clause (8) and by incorporating a new clause i.e. 
clause (9) under clause (&):- 


“Provided that all the forty-one members so nominated by the Government shall elect their 
President, Senior Vice President, Junior Vice President, General Secretary, Joint Secretary and six 
members, who shall be the members of the Executive Board of the Committee in its first meeting to be 
convened and presided over by the officer appointed by the Government. The Adhoc Committee and the 
Executive Board shall cease to exist after the formation of a new Committee: 


Provided further that if elections under section Il are not held within the period of eighteen 
months, a new Adhoc Committee shall be nominated by the Government for a further period of eighteen 
months or till the elections are held, whichever is earlier: 


Provided further that after the new elected Haryana Gurdwara Management Committee takes 
over the charge, the Adhoc Committee shall hand over the charge to the newly elected Committee."; 


(ii) after sub-section (8), the following sub-section shall be added, namely: 


“ (9) The Government may nominate one of the members of the Committee or the Adhoc 
Committee, as the case may be, as Patron, who shall be a member of the elected Executive Board. While 
making such nomination, the Government may, if deemed necessary, consult the President or 
Executive Board of the Committee or the President or Executive Board of the Adhoc Committee, as the 
case may be." 


The proposed amendment intents to provide recourse to be taken in the matter, where the elections are not 
held and the new Committee is not constituted within period of 8 months as provided under sub-section (8) of 
section 6 of the Act. A provision for nomination of Patron by the Government is also required to be incorporated for 
effective implementation of the provisions of the ibid Act. 


ANIL VIJJ, 
Home Minister, Haryana. 


Chandigarh: R. K. NANDAL, 
The 23rd December, 2022. Secretary. 


9376 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 23, 2022 (PAUS. 2, 944 SAKA) 


/(ग्राधिक्त अनुवर्दों 
2022 का विधेयक संख्या 37-एच०एल०ए० 
हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2022 
हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2074 
को आगे संशोधित करने के लिए 


विधेयक 
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :- 
संक्षिप्त नाम qi 4) यह अधिनियम हरियाणा सिख Geert (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा 
तथा प्रारम्भ | सकता = | 


(2) यह 24 अक्तूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा। 


ae के 2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा Gan) अधिनियम, 2044 की धारा ॥6 में,- 

हरियाणा mega 

अधिनियम 22 (i) उप-धारा (8) के विद्यमान wal के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए 
की धारा 46 का जाएंगे, अर्थात्‌ :- 

संशोधन | 


“परन्तु सरकार द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी इकतालीस सदस्य, अपना प्रधान, 
वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्य निर्वाचित 
करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे तथा इसका प्रथम अधिवेशन सरकार 
द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा | तदर्थ समिति 
और कार्यकारी बोर्ड, नई समिति बनने के बाद अस्तित्वहीन हो जाएगा : 

परन्तु यह और कि यदि sore मास की अवधि के भीतर धारा 44 के अधीन चुनाव 
नहीं करवाए जाते हैं, तो सरकार द्वारा अठारह मास की और अवधि या जब तक चुनाव नहीं 
करवाए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए नई तदर्थ समिति नामनिर्दिष्ट की जाएगी : 


परन्तु यह और कि नई निर्वाचित हरियाणा गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा कार्य ग्रहण 

करने के बाद, cat समिति, नई निर्वाचित समिति को कार्यभार सौंपेगी |’; 
(ii)  उप-धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ :- 

”“(9) सरकार, समिति या तदर्थ समिति, जैसी भी स्थिति हो, के किसी एक सदस्य 
को संरक्षक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी, जो निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड का सदस्य होगा। 
ऐसा नामनिर्देशन करते समय, सरकार, यदि आवश्यक समझे, समिति के प्रधान या कार्यकारी 
बोर्ड या तदर्थ समिति के प्रधान या कार्यकारी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श कर 
सकती है || 


निरसन तथा 3. (4) हरियाणा सिख Weert (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश 
व्यावृत्ति | संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 


(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गईं कोई बात या की गई कोई 
कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 23, 2022 (PAUS. 2, 944 SAKA) 9379 


उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण 

हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2044 इसके बाद संक्षिप्तता के लिए अधिनियम के रूप में 
संदर्भित को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2044 की Re याचिका सिविल संख्या 735 में हरभजन सिंह 
बनाम भारत संघ शीर्षक से चुनौती दी गई oft) और दिनांक 07.08.204 के आदेश के तहत गुरूद्वारों के 
संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा 
46 की उप-धारा 8 के तहत प्रदान की गई 48 महीने की सीमा की अवधि के बाद तदर्थ समिति जारी रही। 
उक्त fe याचिका को अंततः दिनांक 20.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। vad अधिनियम की 
धारा 46 की उपधारा 8 के अन्तर्गत प्रावधान है कि.- 


सरकार द्वारा नामित सभी इकतालीस सदस्य अपने अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष कनिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव 
संयुक्त सचिव और छह सदस्यों का चुनाव करेंगे जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे। पहली बैठक 
सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाई और अध्यक्षता की जाएगी। नई कार्यकारी समिति के गठन के बाद 
तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 


नई चुनी गई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा चार्ज संभालने के बाद तदर्थ समिति नई चुनी गई 
कमेटी को चार्ज सौंप देगी। 
अब, अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (8) के तहत प्रावधान के अनुसार, जहां चुनाव नहीं होते हैं और 48 महीने 
की अवधि के भीतर नई समिति का गठन नहीं किया जाता है, वहां सहारा लेने के लिए उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं 
है। पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा संरक्षक के नामांकन का प्रावधान भी नहीं है। 
तदनुसार, यह प्रस्ताव धारा 46 (8) में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि ऊपर वर्णित तरीके से 
धारा 46 खंड (8) में प्रावधानों को प्रतिस्थापित करके और खंड (8) के तहत एक नया खंड यानी खंड (9) शामिल करके किया 
गया है।) :- 
परन्तु कि सरकार द्वारा नामित सभी इकतालीस सदस्य अपने अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, 
महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्यों का चुनाव करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के पहले सदस्य होंगे। बैठक 
का आयोजन एवं अध्यक्षता प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जायेगी। नई समिति के गठन के बाद तदर्थ 
समिति और कार्यकारी बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा: 
परन्तु कि यदि धारा 44m तहत चुनाव अठारह महीने की अवधि के भीतर नहीं होते हैं, तो सरकार द्वारा 
अठारह महीने की अवधि के लिए या चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, एक नई तदर्थ समिति नामित की जाएगी: 
परन्तु यह और कि नई चुनी गई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद तदर्थ समिति 
नवनिर्वाचित समिति को प्रभार सौंप देगी।” 
(ii) उप-धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌: 
“(9) सरकार, यथास्थिति, समिति या तदर्थ समिति के सदस्यों में से किसी एक को संरक्षक के रूप में 
नामित कर सकती है, जो निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड का सदस्य होगा। ऐसा नामांकन करते समय, सरकार, 
यदि आवश्यक समझी जाए, समिति के अध्यक्ष या कार्यकारी बोर्ड या तदर्थ समिति के अध्यक्ष या कार्यकारी 
बोर्ड, जैसा भी मामला हो, से परामर्श कर सकती है।“ 
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उस मामले में सहारा प्रदान करना है, जहां चुनाव नहीं होते हैं और अधिनियम की 
धारा 46 की उप-धारा (8) के तहत 48 महीने की अवधि के भीतर नई समिति का गठन नहीं किया जाता है। पूर्वोक्‍्त 
अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा संरक्षक के नामांकन का प्रावधान भी शामिल किया जाना 
आवश्यक है। 


अनिल विज, 
गृह मंत्री, हरियाणा | 


चण्डीगढ़ : आर. के. नांदल, 
दिनांक 23 दिसम्बर, 2022. सचिव | 


0076—H.V.S.—H.G.P. Pkl. 


